निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 303 ) 


1 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार, 20 फरवरी 2015 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचना 

9 फरवरी 2015 
सं0 3 अ0प्र0 - 1 - 165 / 2014 - 534 — श्री अक्षयवर राम, तत्कालीन कनीय अभियंता , स्वर्ण रेखा कमांड क्षेत्र, पथ 
प्रमंडल , जमशेदपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा स्वर्ण रेखा 
कमांड क्षेत्र, पथ प्रमंडल, जमशेदपुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए पथ निर्माण विभाग के 
विभागीय संकल्प संख्या 2636 (एस) दिनांक 02.04.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । विभागीय कार्यवाही 
में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित दर्शाये जाने के कारण पथ निर्माण 
विभाग के पत्रांक 4126 (एस) दिनांक 26.05. 2014 के द्वारा श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी । 

इसी बीच अभियंताओं के कैडर विभाजन के पश्चात पथ निर्माण विभाग द्वारा संचिका इस विभाग को 
स्थानातंरित कर दी गयी । श्री राम से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा को विभागीय समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए इन्हें 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील)( संशोधन ) नियमावली 2007 के नियम 14 के तहत निम्नांकित दंड 
अधिरोपित किया जाता है: 

1. निंदन, जो आरोप वर्ष 2012 - 13 को छोड़कर अगले तीन वर्ष ( 2013 - 14, 2014 - 15 एवं 2015 - 16 ) को 
प्रभावी होगा । 

2. अंसचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्वि पर रोक का दंड । 
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 303 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih . nic.in 


